रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/98 


REGD. NO . D . L.- 33004 /98 


मयमाजपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


" 


. 


. 


भाग II - खण्ड 3 - उपखंड ( 1 ) 
PART II - Section 3 -- Sub - section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 


( 1) 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 144 


सं० 144 ] 
No . 144 ] . 


नई दिल्ली, मंगलबार , अप्रैल 28, 1998 / वैशाख 8 , 1920 
NEW DELHI, TUESDAY , APRIL 28 , 1998 /VAISAKHA 8 , 1920 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ) 

अधिसूचना 
सं. 24 / 98 सीमा शुल्क ( एन .टी. ) 

नई दिल्ली , 28 अप्रैल, 1998 
सा. का .नि . 221( अ ) . - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 157 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुरियर आयात ( निकासी ) विनियम,1995 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : 

( 1 ) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कुरियर आयात (निकासी ) संशोधन विनियम , 1998 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. कुरियर आयात (निकासी) विनियम, 1995 के विनियम 2 के उपविनियम ( 2 ) के खंड ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, 
अर्थात् : - . 
" ( ख ) जहां एक्ल पैकेज का भार 32 किलोग्राम से अधिक है, और " 

[ सं. 450/ 48/ 95 सीमा शुल्क IV ] 

विजय कुमार, अवर सचिव 


टिप्पण : 


मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2, खंड 3, उपखंड (i ) में अधिसूचना सं. 35/95 - एन . टी. तारीख 26 मई, 1995 [ सा . का . नि , 
सं . 446 ( अ ) तारीख 26 मई, 1995 ] द्वारा प्रकाशित किए गये थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं . 61/ 97 - सीमा शुल्क ( एन. टी . ) तारीख 24 नवम्बर, 1997 
[ सा . का. नि . सं. 664 ( अ ), तारीख 24 नवम्बर, 1997 ] द्वारा संशोधित किए गये थे । 


1153 G.I /98 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II 


SEC. 3 (1)] 


MINISTRY OF FINANCE 

(Dopartment of Revenue) 
Central Board of Excise & Customs) 

NOTIFICATION 
No. 24 /98 -Customs (N . T .) 

Now Dolbi, the 28th April, 1998 
G .S . R . 221( E ). - In exercise of the powers conferred by soction 157 of the Customs Act , 1962 (52 of 1962 ), the Central 
Board of Excise and Customs horeby makes the following regulations further to amend the Courier Imports (Clearance ) 
Regulations, 1995 , nambly :- . 

( 1 ) Those Regulationsmay be callod tho Courier Imports (Clearance) Amendment Regulations , 1998 . 

( 2 ) Thoy shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Courier Imports ( Clearance ) Rogulations, 1995, in rogulation 2, in sub - regulation (2 ) for clause (b ), the follow 
ing clause shall be substitutod , namely : 

" (b ) the goods where the weight of the individual package excoeds 32 Kilograms; and " 


[F .No. 450 /48/95 - Cus. IV ] 
VIJAY KUMAR , Under Secy . 


Note : 

The Principal regulations were published in the Gazette of India Extra -Ordinary Part II , Soction 3 , Sub - Section (1) 
vide notification No. 35 /95 -NT dated 26th May , 1995 (G .S .R . No. 446 (E ), dated the 26th May , 1995 ] and subsequently 
arendod by notification No.61/97 - Customs (NT) datod 24th November, 1997 (G . S .R . No. 664 (E ) dated the 24th November , 
1997 ). 


अधिसूचमा 
# . 25 /98 FITTI ( V .Zt. ) 

fawrit, 28 m , 1998 
PT.CAT.F . 222 ( 37 ). - T ,HAT 

V R 44, 1962 ( 1962 98152 ) AYRI 4 ** * OUR ( 1) GRY GRY PARTY 
प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क आयुक्त , अहमदाबाद को , सीमा शुल्क आयुक्त, एयर कारगो काम्पलैक्स , मुम्बई द्वारा जारी की गई कारण बताओ सूचना 
# . VII /( 48--48 /41. 10 . 19 ./ 97 /QH . 10 - 374 <. ( .SR TUGA ) - 13 /97 / . . AMI RIO 23 FEYER, 1997 37 37 1 / 4 
तारीख 14 जनवरी, 1998 के निषंधनों के अनुसार गुजरात रिसर्च एण्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के 
लिए सीमा शुल्क आयुक्त नियुक्त करती है । 

( 91. . 437 / 3 /98 - H $ V ] 

विजय कुमार, अवर सचिव 


NOTIFICATION 
No. 25 /98 -Customs (N . T .) 

New Delhi, the 28th April, 1998 
G . S.R . 222 ( E ). - In exercise of the powers conforrud by sub -section (1 ) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 
1962 ), the Central Government hereby appoints the Commissioner of Customs, Ahemdabad to be the Commissioner of Cus 
toms for the purpose of adjudication of the cases pertaining to the Gujarat Research and Medical Institute , Ahmedabad in torms 
of show cause notice No . No. VIII (48 -48 )/PVHQ /97 /9 / 10 -AMD (PR & V )- 13 /97 ADJN / ACC datod the 23rd December , 1997 
and addendum / corrigendum thereto dated the 14th January , 1998 issued by the Commissioner of Customs, Air Cargo Com 
plex , Mumbai. 

[File No. 437/ 3/ 98 - Cus. IV ] 
VIJAY KUMAR , Under Secy . 


nant by theMin Gryt of Ind Progg . Ring Road , Maynpuri, New Dolhi- 110064 


